1788 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 24 , 1986 (ASAR . 3 , 1908 SAKA ) 


[ PARTI 


प्रावास विभाग 


दिनांक 11 जून , 1986 


नं . 6/ 3/ 85-1 आवास. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट में सरकार द्वारा 
सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्, पहेवा , जिला कुरुक्षेत्र में आवासीय प्लाटों तथा मकानों के निर्माण के रूप में भूमि 
के विकास और उपयोग के लिए अपेक्षित है जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार 

आवास विभाग अधिसूचना सं ० 6/ 3/ 85-1 प्रावास , दिनांक 5 जुलाई 1985 प्रकाशित की गई है इसलिए इन के द्वारा घोषित 
किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वणित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि मजन मधिनियम , 1894 की धारा 6 के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए 
की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप मंडल अधिकारी ( ना .) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर गुलहा, जिला कुरुक्षेत्र के कार्यालय 
में किया जा सकता हैं । 


विशिष्टियो 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / ग्राम / 


भायत/ वसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


हदबस्त सं ० 


कनाल 


मरला 


कुरुक्षेत्र 


पहेवा 


पहेवा/ पहेवा 


0 


16 


2 


12 


00 


1 


16 


2 


00 


1 


17 


2 


1 


4 


9 


19-13/ 1 

132 
14 
15/1 
15/2 
15/3 
15/4 
16/1 
16/2 
17/1 
17/2 
18/1 
191111 
23/2/2 
24/1/1 
24/2 


2 


5 


7 


2 


. 


18 


7 


15 


1 


4 


1 


12 


2 


09 


15 


25 


6 


16 


15 


26 
42-42 


0 


13 


50 


195 पार59-15 


भार, एस. मान, 
सचिव, हरियाणा सरकार, 
भावास विभाग । 


